निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 वैशाख 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 575 ) पटना, वृहस्पतिवार , 25 अप्रील 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

29 मार्च 2019 
सं० प्र०वि०स० - 02/18 - 784 / वि०स० सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा 
सचिवालय की अधिसूचना संख्या -3516 , दिनांक 02 . 04 .2018 द्वारा वर्ष 2018 - 19 के लिए गठित प्रत्यायुक्त विधान समिति 
का कार्यकाल वर्ष 2019 - 20 के लिए निम्न प्रकार विस्तारित किया जाता है : 
1. डा० अशोक कुमार 

स०वि०स० 

सभापति 
2. डा० सुनील कुमार 

स०वि०स० 

सदस्य 
3. श्री सरोज यादव 

स०वि०स० 

सदस्य 
4. श्री हेम नारायण साह 

स०वि०स० 

सदस्य 
5. श्री आबिदुर रहमान 

स०वि०स० 

सदस्य 
6. श्री मदन मोहन तिवारी 

स०वि०स० 

सदस्य 
डा० अशोक कुमार, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव , इसके सचिव होंगे । 
समिति का कार्यकाल दिनांक 01 अप्रील 2019 से 31 मार्च, 2020 तक होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 
बटेश्वर नाथ पाण्डेय , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रूित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 575 -571 + 35 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


